सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 209 राँची, सोमवार, 


11 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


महिला , बाल विकास एवं सामाजिक 

सुरक्षा 

विभाग 


संकल्प 


7 मार्च, 2019 


विषय:-राज्य योजनान्तर्गत संचालित राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के अधीन लाभुकों को देय 

पेंशन राशि रू०-600/- प्रतिमाह में वृद्धि कर रू०-1,000 /- प्रतिमाह करने की स्वीकृति । 


संख्या- 640-- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य योजनान्तर्गत राज्य विधवा सम्मान 
पेंशन योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस योजना के अधीन सम्प्रति राज्य के आच्छादित 
लाभुकों को रू ० 600/-( छः सौ रुपये) प्रतिमाह प्रतिलाभुक की दर से भुगतान किया जा रहा है । 
2 ) योजनान्तर्गत लाभुकों की सामाजिक- आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् 
की दिनांक-26.02.2019 की बैठक की मद संख्या-09 में दी गई स्वीकृति के आलोक में लाभुकों को 
देय मासिक पेंशन राशि रू0 600/-( छः सौ रुपये) प्रतिमाह में वृद्धि कर रु०1,000/- ( एक हजार रुपये) 
प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
3 ) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा 
संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ( 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए ), इंदिरा गांधी 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 11 मार्च, 2019 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
विधवा पेंशन योजना , इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना , राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन 
योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV/ AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन 
योजना एवं स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें 
राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा । उसी प्रकार राज्य विधवा सम्मान पेंशन 
योजना के लाभुकों को ऊपर वर्णित किसी भी पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा। 


4 ) योजनान्तर्गत लाभुकों को देय मासिक पेंशन राशि में वृद्धि दिनांक -01.04.2019 से प्रभावी होगी। 
5 ) पूर्व में निर्गत एतद् संबंधी विभागीय संकल्प संख्या-1272, दिनांक-23.05.2016 इस हद तक 
संशोधित समझा जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अमिताभ कौशल, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 209 50 


